निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 132 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


___ अधिसूचना 

9 जनवरी 2014 
सं0 2स्था० - 229/05 - 70/वि०स० । — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 1641 , दिनांक 10. 10. 2013 द्वारा अवर 
सचिव के पद पर कागजी रूप से प्रोन्नत श्री पवन कुमार सिन्हा , आप्त सचिव , नेता विरोधी दल , बिहार विधान - सभा की 
सेवा संसदीय कार्य विभाग , बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक - 1441 , दिनांक 19.12. 2013 द्वारा सभा सचिवालय को वापस 
लौटाने के फलस्वरूप श्री सिन्हा का बिहार विधान- सभा सचिवालय में दिनांक 01.01.2014 के पूर्वा० से योगदान स्वीकृत 
करते हुए अवर सचिव के पद पर पूर्व से दी गयी कागजी प्रोन्नति को दिनांक 01 .01. 2014 के पूर्वा० से नियमित किया जाता 
है । अधिसूचना सं० - 1641 , दिनांक 10. 10 . 2013 की शेष बातें यथावत रहेंगी । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, 
प्रभारी संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 132-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


